Regd. No . CHD/ 0093/ 2015 - 2017 


सत्यमेव जयते 


M 


NAY 


GOV 


TRYAN 


OF 


Haryana Government Gazette 

EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No . 111 - 2016 / Ext. ] CHANDIGARH, THURSDAY , JULY 21, 2016 ( ASADHA 30, 1938 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग 

___ अधिसूचना 

दिनांक 21 जुलाई, 2016 
क्रमांक 1200 / 1 - एल .( सी . एच . डी.). — चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि 
की सरकार द्वारा , सार्वजनिक व्यय पर, एक सार्वजनिक प्रयोजनार्थ मौजूदा भम्भेवा ड्रेन , बुर्जी नं0 66160 से 65935 तक जो 
गांव भम्भेवा तहसील सफीदों जिला जीन्द की भूमि ली जानी अपेक्षित है । 

इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपरोक्त उद्देश्य हेतू ली जानी अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 2013 की धारा -11(1) के तहत उन सभी को सूचना हेतू जारी की जाती है, 
जिनका इससे सम्बन्ध है । 

उपर्युक्त धारा द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस उपक्रम में इस समय लगे सिचाई 
एवं जल संसाधन विभाग , हरियाणा के अधिकारियों को , उनके कर्मचारियों व कामगारों सहित इस स्थान की भूमि में प्रवेश करने 
और सर्वेक्षण करने तथा उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात अन्य सभी को कार्य करने के लिए इसके द्वारा अधिकृत करते हैं । 

कोई भी इच्छुक व्यक्ति जिसे भूमि अधिग्रहण हेतु किसी प्रकार की आपति है तो यह अधिसूचना जारी होने के 60 दिन 
के भीतर, कार्यालय जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण कलैक्टर जीन्द में लिखित रूप में अपनी आपतियां दाखिल कर 
सकतें हैं । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण कलैक्टर जीन्द व कार्यकारी अभियन्ता, सफीदों 
जल सेंवाए मण्डल, सफीदों के कार्यालय में किसी कार्यदिवस में किया जा सकता हैं । 


Price : Rs. 5 - 00 


( 4965 ) 


4966 


HARYANA GOVT. GAZ . ( EXTRA.), JULY 21, 2016 ( ASAR. 30 , 1938 SAKA ) 


विशिष्टि 
हदबस्त नं० । मुरब्बा नं0 


जिला 


तहसील 


गांव का नाम । 


किला नं0 / खसरा नं0 


कुल क्षेत्रफल 
कनाल | मरला 


जीन्द । 


सफीदों 


भम्भेवा 


88 


3 / 1 


1 


13 


कुल रकबा = 2 कनाल 17 मरले 
या = 0 . 36 एकड़ 


भूमि की एक पट्टी 225 फुट लम्बी व ओसतन 69 फुट चौड़ी 
व बुर्जी नं0 66160 से 65935 तक जो दक्षिण से उतर दिशा 
में पूरे / भाग किला नं0 जैसा की ऊपर दर्शाया गया है 

आदेशानुसार राज्यपाल हरियाणा । 


यश पाल सिंह तंवर , 

अधीक्षक अभियन्ता , 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल , 

जींद । 


Haryana Government 
IRRIGATION & WATE RESOURCES DEPARTNENT 

Notification 

The 21st July , 2016 
No . 1200 /1 - L (CHD ). — Whereas, it appears to the Governor of Haryana that land specified below is needed 
urgently to the Government at the public expenses for the public purpose , namely for existing Bhambhewa Drain 
from RD 66160 to 65935 in village Bhambhewa Tehsil Safidon District Jind . 

It is hereby notified that the land in the area described below is required for the above purpose. 
This notification is made under the provision of section -11(1) of Land Acquisition Act, 2013. 

In exercise of the powers conferred by aforesaid section , the Governor of Haryana hereby authorizes the 
officers of Irrigation & Water Resources Department, Haryana with their servants and workmen for the time being 
engaged in the undertaking to enter upon and survey the land in the area and to allow other Acts required or permitted 
by that section . 

Any person interested , who has any objection to the acquisition of any land in the area may, within a period 
sixty days of the publication of this notification in the Official Gazettee, file an objection in writing before the District 
Revenue Officer cum Land Acquisition Collector, Jind . 

Plan of the land may be inspected in the office of District Revenue Officer Cum Land Acqusition Collector, 
Jind and Executive Engineer, Safidon W /S Division Safidon during working day. 

Specification 
Name of| Tehsil | Name of village | Hadbast No . | Rectangle __ Khasra No ./ 

Total Area 
District 

Killa No. 

Kanal Marla 
Jind Safidon Bhambhewa 

1 
3 / 1 

| 13 


No . 


88 


Total area = 02K - 17M 
Or = 0 . 36 Acres 


A strip of land measuring 225 feet in length and Av 
69 . 00 feet in width from RD 66160 to 65935 from South 
to North full/part of Killa No. as shown above. 


By the order ofGovernor of Haryana. 


YASH PAL SINGH TANWAR , 

Superintending Engineer, 
Yamuna Water Services Circle , 

Jind . 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA .), JULY 21 , 2016 (ASAR . 30 , 1938 SAKA ) 


4967 


हरियाणा सरकार 
गृह विभाग 

आदेश 

दिनांक 21 जुलाई, 2016 
क्रमांक 8 / 47 / 2016 - 8एच. जी . II . - हरियाणा के राज्यपाल प्रदेश में फरवरी, 2016 में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के 
दौरान सार्वजनिक और निजी सम्पत्तियों को हुए नुकसान के आकलन तथा इस आंदोलन के फलस्वरुप बाधित हुए सड़के और 
रेल यातायात तथा अन्य क्षति की देनदारी की जांच के लिए न्यायमूर्ति ( सेवानिवृत्त ) श्री कर्म चंद पुरी को दावा आयुक्त नियुक्त 
करते है । 
2. अन्य नियम व शर्ते बाद में जारी की जाएगी । 


चण्डीगढ़: 
दिनांक 19 जुलाई , 2016. 


राम निवास , 
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार , 

गृह विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 
HOME DEPARTMENT 

Order 

The 21st July , 2016 
No. 8 /47 / 2016 - 8HGII. — The Governor of Haryana is pleased to appoint Mr. Justice Karam Chand Puri, 
(Retd .) as claim commissioner for estimating damages of Public and Private Properties and to investigate the liability 
on account of Jat Reservation agitation which resulted in disruption of roads and rail traffic and other damages in 
February , 2016 in the State of Haryana . 


Anna to wearine the tathi 


2 . 


Other terms and condition will be issued later on. 


Chandigarh : 
The 19th July , 2016 . 


RAM NIWAS, 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

Home Department. 


54477 _ C . S. 


H. G . P.Chd . 


